निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


YO 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


र 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 वैशाख 1944 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 265 ) पटना , वृहस्पतिवार , 5 मई 2022 


सामान्य प्रशासन विभाग 


शुद्धि - पत्र 

23 फरवरी 2022 
सं ० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005 सा 0 प्र 0 2521 — विभागीय अधिसूचना संख्या -7 / स्था0-1-3-03 / 2005 
सा 0 प्र 0 2440 से 2473 दिनांक 22.02.2022 में वर्णित “ सूची क्रमांक -28 से 34 के नाम वाले न्यायिक 
पदाधिकारियों को तदर्थ आधार पर नियुक्ति की गयी है , " जोड़ कर पढ़ा जाय । 

अधिसूचना में अंकित शेष बिन्दुएँ यथावत रहेंगी । 

विभागीय अधिसूचना संख्या -7 / स्था0-1-3-03 / 2005 सा 0 प्र 0 2440 से 2473 दिनांक 22.02.2022 इस हद 
तक संशोधित समझा जाय । 

आदेश से , 
शालिग्राम पाण्डेय , 
सरकार के अवर सचिव । 


, 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 265-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


